NON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 कार्तिक 1936 ( श०) 
राँची , मंगलवार 

18 नवम्बर , 2014 ( ई० ) 


संख्या 611 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- -- - - - - - - - 

अधिसूचना 

18 नवम्बर , 2014 
संख्या -1/ पी0 - 108 /2014 का . - 11021-- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में 
निदेशक, लोकल फंड ऑडिट, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजीव रंजन, भा . प्र. से . 
( झाः2010) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत 
लोहरदगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे 
दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2, 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


2. उपायुक्त, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री विनोद शंकर सिंह, भा . प्र.से . ( नवप्रोन्नत) 
कार्मिक , प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 611 - 50 | 


